ON 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 333 राँची , सोमवार , 


7 आषाढ़ , 1943 ( श ० ) 
28 जून , 2021 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
4 जून , 2021 


संख्या -1 / पी०-104 / 2014 का०- 2529 -- राज्य परियोजना निदेशक , झारखण्ड शिक्षा परियोजना 
परिषद् ( सर्व शिक्षा अभियान ) , राँची के पद पर पदस्थापित डॉ ० शैलेश कुमार चौरसिया , भा.प्र.से. 
( एम -2007 ) ( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद [ JCERT ] ) 
अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक , प्राथमिक शिक्षा , झारखण्ड एवं निदेशक , मध्याह्न 
भोजन प्राधिकार , झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरूण कुमार सिन्हा , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 333 -- 50 


